रजिस्ट्री सं. डी. एल.- 33004/ 98 


63004 / 98 


REGD. NO . D. L .-33004/ 98 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


PHLAT 


भाग II - खण्ड ३ - - उप - खण्ड (ii ) 
PART II – Section 3 — Sub -section ( ii ) 


OF IND 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


A 


- 


- 


सं० 812 ] 
No. 812 ] 


नई दिल्ली , बुधवार, दिसम्बर 16, 1998 / अग्रहायण 25, 1920 
___ NEW DELHI , WEDNESDAY , DECEMBER 16, 1998/ AGRAHAYANA 25 , 1920 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1998 


का. आ . 1077 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम नियम, 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 200 के अनुसरण 
में मुख्य नियंत्रक की सिफारिश पर और लोकहित में पेट्रोलियम के आयात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत में निम्नलिखित पत्तनों पर एक वर्ष की 
अवधि के लिए समुद्र द्वारा पेट्रोल के आयात की बाबत उक्त नियमों के नियम 16 से छूट प्रदान करती है : 


पिपावष 


राज्य 

पत्तन 
गुजरात 

( 1 ) जगेश्वर/ दहेज 
( 2 ) मूलद्वारका 
( 3 ) 
( 4 ) मुन्द्रा 

( 5 ) हजीरा 
आन्ध्र प्रदेश 

काकीनाडा 
फर्नाटक 

करवार 
उड़ीसा 

पारदीप 
महाराष्ट्र 

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ( नाषा शेवा ) 
ऊपर प्रदान की गई छुट पत्तन क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर पेट्रोलियम के आघात और उसे हैंडलिंग के संबंध में सुसंगत अधिनियमों या उनके अधीन बनाए 
गए नियमों के अधीन पूरी की जाने वाली शर्तों या अपेक्षाओं के अध्यधीन होगी । 

पाद टिप्पण: - मूलनियम सा . का . नि . 479 ( अ ) , तारीख 30 जून, 1976 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और जिनका समय - समय पर संशोधन किया गया 
था और अंतिम बार संशोधन का. आ . 616 ( अ ), तारीख 21 जुलाई, 1998 द्वारा किया गया था । 

[ सं. पी -~ 23011/ 11/98 - एसयूपी ] 

निर्मल सिंह, संयुक्त सचिव 
3383 GI/98 

( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11 - SEC , 3 (i )] 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th December, 1998 
S. O . 1077 (E ). In pursuance of rule 200 of the Petroleum Rules, 1976 (hereinafter to be referred as said rules), the 
Central Government on the recommendation of the Chief Controller , and in consideration of the necessity to import petro 
loum , in public interest, hereby grants exemption from rule 16 of the said rules in respect of import of Petroleum , into India by , 
sea at the following ports for a period of one year: 
STATE 

PORTS 
Gujarati 

Jageshwar/Dahej 


Muldwarka 


(3) 


Pipavav 

Mundra 

(5 ) Hazira 
Andhra Pradesh 

Kakinada 
Karnataka 

Karwar 
Orissa 

Paradcep 
Maharashtra 

Jawaharlal Nehru Port Trust (Nhava Sheva) 
The cxemption granted above shall be subject to fulfilment of conditions or requirements to be complied with under 
relevant Acts or Rules made thereunder in connection with importation and handling of petroleum within the limits of port 
areas. 

Foot Note:- - The Principal Rules were published yide GSR 479 ( E ) dated 30th June, 1976 and amended from time to 
time and lastly amendod vide S .O .616 (E ) dated 21st July , 1998 . 


No. P - 23011/11/98 - Sup .] 
NIRMAL SINGH , Jt. Secy . 


Printod by the Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapur , Now Delhi-110064 

und Publishod by the Controllor of Publioations, Delhi- 110054 - 1998 


